निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


24 आषाढ़ 1941 ( श0 ) 
( सं0 पटना 812) पटना, सोमवार , 15 जुलाई 2019 


राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 


अधिसूचना 

12 जुलाई 2019 
सं0 4 / क्षे०स्था० ( जनगणना) - 06 / 2019 - 266(4) / रा० — भारत का राजपत्र असाधारण भाग - II - खण्ड 
3 - उप - खण्ड (ii) सख्या 2007 दिनांक 28 जून 2019 में प्रकाशित गृह मंत्रालय महारजिस्ट्रार का कार्यालय , भारत 
सरकार के अधिसूचना का0 आ0 2221 ( अ) दिनांक 25 जून 2019 जो भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त 
द्वारा हस्ताक्षरित है को राज्य के गजट में पुनर्प्रकाशित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

ब्रजेश मेहरोत्रा, 
प्रधान सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 15 जुलाई 2019 

गृह मंत्रालय 
( महारजिस्ट्रार का कार्यालय , भारत ) 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 25 जून, 2019 
का0आ0 - 2221 ( अ0) केंद्रीय सरकार, जनगणना अधिनियम , 1948 (1948 का 37 ) की धारा 17क द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हए भारत की जनगणना, 2021 के पर्व परीक्षण के संचालन के 
उपबंधों का विस्तार करती है । सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में 12 अगस्त , 2019 से 30 सितम्बर , 2019 तक पूर्व 
परीक्षण संचालित किया जाएगा । 

[ फा0सं0. 9 / 7 / 2019 - सीडी ( सीइएन )] 

विवेक जोशी, 
महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त । 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
( OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL , INDIA) 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 25th June , 2019 
S . O . 2221( E ).- In exercise of the powers conferred by section 17A of the Census 
Act. 1948 (37 of 1948 ). the Central Government hereby extends the provisions of the said 
Act. for conduct of pre-test of Census of India. 2021 . The pre-test shall be conducted from 
12th August. 2019 to 30th September. 2019 in all the States and Union territories . 

__ [ F. No. 9 / 7/ 2019 -CD( Cen )] 

VIVEK JOSHI. 
Registrar General and census Commissioner. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 812 -571 + 10 डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


